निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 700 ) 


9 अग्रहायण 1933 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 30 नवम्बर 2011 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 

26 जुलाई 2011 
का0आ0सं0 - सं0का0 - 1 / वि०प० (विविध ) - 06 - 07 / 2011 - 1591 — बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन 
विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 - 12 / पo - मू०को0 - 4012 / 2011 सा0प्र0 - 7994, दिनांक 13 जुलाई 2011 
के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, श्री विनायक मिश्रा, ( कोटि क्रमांक - 1081 / 08, गृह जिला - सीवान ), 
सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी , रजौली, नवादा की सेवा डा0 संजीव कुमार सिंह , माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल , 
बिहार विधान परिषद , पटना के आप्त सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र के आलोक में 
श्री विनायक मिश्रा को डा0 संजीव कुमार सिंह, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद, पटना के 
आप्त सचिव के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग ( तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ) बिहार , पटना के 
1169 , दिनांक 02 मार्च 2001 के द्वारा निर्गत अनुदेश के अनुरुप इस विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात 
योगदान की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री विनायक मिश्रा , (बि0प्र0से0) आप्त सचिव के पद पर तब तक बने रहेंगे, जबतक डा0 संजीव कुमार 
सिंह , माननीय सचेतक , सत्तारूढ़ दल , बिहार विधान परिषद , पटना में अपने पद पर बने रहेंगे । इस बीच भी आप्त 
सचिव के रूप में इनकी सेवा बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है । सेवा समाप्ति के 
पश्चात् श्री मिश्रा अपने पैतृक विभाग में सेवा को स्वतः वापस मानते हुए योगदान करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

बृज राज राय , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 700 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


